रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


सत्यम जपते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


1 


- 


भाग II - खण्ड ३ – उप - खंड (1) 
PART II - Section 3 -- Sub-section (1 ) 


" 


! 


. . 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0454 ] 
No. 434 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, नवम्बर 5, 1997 / कार्तिक 14 , 1919 
NEW DELHI , WEDNESDAY , NOVEMBER 5 , 1997 /KARTIKA 14 , 1919 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1997 

सं. 41/97 - सेवाकर 
सा . का . नि . 637 ( अ ) - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 1997 ( 1997 का 26 ) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ( वित्त 
अधिनियम 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 65 के खंड ( 41 ) के उप खंड ( ड ) में विनिर्दिष्ट कराधेय सेवा के लागू होने की तारीख की नियुक्ति 16 नवम्बर , 
1997 कर दी है । 

[ फा . सं. बी - 43/11/97 - टी . आर. यू.] 


अतुल गुप्ता, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
Department of Revenue 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th November, 1997 

No. 41/97 - SERVICE TAX 
G . S.R . 637( E ) - In exercise of the powers conferred by section 88 of the Finance Act, 1997 (26 of 1997), the Central 
Governmenthereby appoints the 16th day of November , 1997 , as the date on which the service tax on taxable service specified 
in sub - clause ( ) of clause ( 41 ) of section 65 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ) shall come into force. 

[ F. No. B. 43 /11/97 - TRU] 
ATUL GUPTA , Under Secy . 


2856GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEc . 361 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 5 नवंबर, 1997 

सं . 42/ 97 - सेवा कर 
सा . का नि . 638( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, पित्त अधिनियम, 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा 94 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर निपम 1994 को और संशोधन करने के लिए निम्मलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन निममों का संक्षिप्त माम सेवा कर ( आठवां संशोधन ) नियम, 1997 है । 

( 2 ) ये 16 नवम्बर, 1997 से प्रवृत्त होगी । 
2. सेवा कर निथम 1944 में , नियम 2, उपनियम (1), खंड ( प) में उपखंड ( xvi ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत: स्थापित किया 

जायेगा, अर्थात् : 
" ( xvii ) किसी भी माल परिवहम परिचालक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संदर्भ में , हर व्यक्ति जो खुद या अपने एजेंट द्वारा सड़क पर गुड्स 
कैरिज द्वारा माल के परिवहन के लिए माल भाड़े का भुगतान करता है या भुगतान करने के 

[ फा. सं . बी 43 / 11 / 97 - टी . आर. य . ] 

अतुल गुप्ता , अवर सचिव 
टिप्पणा : भारत के राजपत्र असाधारण में सेवा कर, 1994 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 2/94 सेवा कर, तारीख 28 - 9 - 94 ( सा . का .नि . 

546 ( अ ), तारीख 28 - 9- 94 ( और का संशोधिम अधिसूचना सं . 4/ 95 - सेवा कर , तारीख 28 - 6- 95 ( सा. का. नि . 524 ( अ ), तारीख 
28 - 6 - 95 ) अधिसूपमा सं. 7/96 - सेवा कर, तारीख 31 - 10 - 96 ( सा . का . मि . 506 ( अ ), तारीख 26 - 11 - 9631 - 10 - 96 ), 
अधिसूचमा सं. 8/96 - सेवा कर, तारीख ( सा. का . नि . 541 ( अ ), तारीख 26 --11 - 96 ) अधिसूचना सं. 15/97 - सेवा कर, तारीख 
25- 4 - 97 ( सा. का. नि. 229 ( अ ), तारीख 25 -4 - 97 ) अधिसूचना सं. 18/ 97 - सेवा कर, तारीख 6 - 6- 97 ( सा. का . नि . 316 
( अ ) , तारीख 6 - 6 - 97 अधिसूचना सं. 20/ 97 - सेवा कर, तारीख 26 - 6 - 97 ( सा, का. नि. 346 ( अ ), तारीख 26 - 6 - 97 ) 
अधिसूचना सं. 27 /97 - सेवा कर, तारीख 11 - 7 - 97, ( सा. का. मि . 386 ( अ ), तारीख 11 - 7 - 97 ), और अधिसूचना सं. 29/97 - सेवा 
कर, तारीख 25 - 7 - 97 ( सा. का . नि. 417 ( अ ), तारीख 25 -7 -97 ) अधिसूचना सं. 38/ 97 - सेवा कर, तारीख 22 - 8 - 97 ( सा . का . 
मि . 480 ( अ ), तारीख 22 - 8 - 97 ) . 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 5th November , 1997 

No. 42/ 97- SERVICE TAX 
G .S . R . 638 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1), read with sub -section (2) of section 94 of the 
Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Services Tax 
Rules, 1994, namely :- -- 

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Eighth Amendment) Rules, 1977 . 

(2 ) They shall come into force on the 16th day of November, 1997 . 

2 . In the Service Tax rules, 1944 , in rule 2 , in sub - rule (1) , in clause (d ), after sub -clause (xvi), the following sub 
clause shall be inserted, namely : 
" (xvii ) in relation to services provided by a goods transport operator, every person who pays or is liable to pay the 

freight either himself or through his agent for the transportation of goods by road in a goods carriage." . 


F. No. B43/ 11/ 97 - TRUI 

ATUL GUPTA , Under Secy , 
Note : The principal rules were publishod in the the Gazette of India vide notification No. 2/94 Service Tax , dated 28 

6 - 94 (G .S .R . 546 (E ), dated 28 -6 - 1994 ) and were subsequently amended by notification No . 4 /93/-Service 
Tax, dated 28-6 -95 ( G.S. R. 524( E), dated 28-6 - 95 , notification No. 7/96- Service Tax , dated 31- 10 -96 ( G. S. R. 
No. 506 ( E), dated 31 -10- 96 ), notification No. 8/96 - Service Tax , dated 26- 11 - 96 ( G. S. R. No. 541 ( E), dated 
26 -11- 97) notification No. 15/ 97 - Service Tax, dated 25 -4 -97 ( G. S. R. No. 2294E), dated 25 - 4- 97) , notification 
No. 18/ 97- Service Tax , dated 6 -6 -97 (G .S .R 316 (E ), dated 6 -6 - 97), notification No . 20 /97 -Service Tax, dated 
26- 6- 97 ( G. S. R. 346( E), dated 26 -6 -97), notification No. 24/ 97- Service Tax , dated 2- 7-97 ( G. S. R. 358 ( E), 
dated 2- 7- 97), notification No. 27/ 97 -Service Tax, dated 11- 7-97 ( G.S. R. 386( E), dated 11- 7-97), notification 
No . 29 /97- Service Tax , dated 25- 7-97 (G .S.R . 417 (E ), dated 25 -7 -97 ) and notification No . 38 /97- Service Tax , 
dated 22 - 8- 97 ( G. S. R. 480 ( E), dated 22 -8 -97) . 


[ भाग 1 - खंड ३i11 


भारत का राजपत्र असाधारण 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 5 नवंबर , 1997 

सं . 43/ 97 - सेवा कर 
सा . का . नि . 639 ( अ ). - केन्द्रीय पिस अधिनियम 1994 ( 1994 का 32 ) की धारा १३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये समाधान 
हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, माल परिवहन परिचालक द्वारा प्रदान की गयी कराधेष सेवा के लिए, ऐसे परिचालक द्वारा, ग्राहक से 

ए गये भाडे पर उद्ग्रहणीय सेवा कर से छूट देती है जिसका कि किसी व्यक्ति अथवा उसके एजेंट द्वारा भुगतान 
किया गया है अथवा देय है, सिवाय 

( i) कोई भी कारखाना जो कि कारखाना अधिनियम 1948 ( 1948 का 63 ) में पंजीकृत है अथवा परिचालित है ; 
( ii ) कोई भी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 1956 ( 1956 का 1 ) के अंतर्गत स्थापित की गई हो ; 
( iii ) कोई भी कारपोरेशन जो किसी भी विधि के अंतर्गत स्थापित किया गया हो ; 
(iv ) कोई भी सोसायटी जो कि सोसायटी अधिनियम 1860 ( 1860 का 21 ) में अथवा भारत के किसी अन्य हिस्से में तत्समान अधिनियम के . 

अंतर्गत पंजीकृत हो ; 
( v ) कोई भी कोपरेटिव सोसायी जो किसी भी विधि के अंदर स्थापित हो ; 
( vi ) कोई भी उत्पाद शुल्क के माल का व्यवहारी जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 1944 ( 1944 का 1 ) अथवा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों 

के अंतर्गत पंजीकृत हो ; 
( vii ) किसी विधि में स्थापित निगमित निकाय; और 
( viii ) कोई भी व्यक्ति जो किसी भी विक्रय कर अथोरिटी से पंजीकृत है औरजिसका पिछले वित्तीय वर्ष में रुपये पचास लाख से अधिक आवर्त 

था । 
2. ये अधिसूचना 16 नवंबर , 1997 से प्रवृत्त होगी । 

• [ फा. सं. बी 43/ 11/ 97 - टी . आर. यू. ] 

अतुल गुप्ता, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 5th November, 1997 

No . 43/97- SERVICE TAX 
G . S. R . 639 ( E ). - -In exercise of the powers coferred by section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ), the Central 
Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby excmpts the taxable service provided by 
a goods transport operator from the levy of service tax on taxable service rendered by such operator to a customer in relation 
to carriage of goods by road , where the freight for such carriage is paid or is liable to be paid by any person or his agent, other 
than 

(i) any factory registered under or governed by the Factories Act, 1948 ( 63 of 1948 ); 
(i ) any company established by or under the Companies Act, 1956 ( 1 of 1956) ; 

any corporation established by or under any law ; 
( iv ) any society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) or under any law corresponding to 

that Act in force in any part of India ; 
any co -operative society established by or under any law , 
any dealer of excisable goods who is registerod under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ) or the rules made 

thereunder , 
( vii) any body corporate established by or under any law , and 
(viii) any person who is registered with any Sales Tax authority and whose turnover had exceeded Rs. 50 lakhs in the 

preceding financial year. 
2. This notification shall come into force on the 16th day of November , 1997 . 

F . No. 343/ 11/97 - TRU 
ATUL GUPTA, Under Secy . 


Printed by tho Manager, Govt. of India Proag, Ring Road, Mayapuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the Coutroller of Publicatiorm , Delhi -110054 - 1997 


